निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 85 ) 


27 पौष 1935 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 17 जनवरी 2014 
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् 


- 


अधिसूचना 

3 अक्तूबर 2013 
सं0 1260 — समस्तीपुर जिलान्तर्गत शहर के मारवाड़ी बाजार मुहल्ला स्थित धुना साह उदासी संगत पर्षद् के 
तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 4106 है । इस धार्मिक न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं 
सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 1473 दिनांक 24. 02 .2012 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की 
धारा - 32 के अन्तर्गत योजना का निरूपण एवं उसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की गई थी जिसका 
कार्यकाल 01 वर्ष का था । यह कार्यकाल समाप्त हो गया है । 

चूंकि इस न्यास समिति ने न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अच्छा कार्य किया है, अतः इसका 
कार्यकाल पिछली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि (24.02.2012) से पाँच वर्षों के लिए बढ़ाई जाती है । 

पर्षद् द्वारा निरूपित उक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए न्यास समिति को पुर्नगठित किया जाता है, जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य होंगे । 
1. श्री शंकर प्रसाद साहु पे0 स्व0 जनक प्रसाद साह पुष्पांजलि राम निरीक्षण कॉलेज के निकट, जिला - समस्तीपुर 

अध्यक्ष 
श्री ओम प्रकाश गुप्ता पे0 स्व0 वसन्त साह, गोला रोड, जिला - समस्तीपुर 

सचिव 
श्री दीपक कुमार पिता श्री मोहन साह , भूतनाथ चौक, गोला रोड, जिला - समस्तीपुर 

कोषाध्यक्ष 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह पे० स्व0 राम लखन साह मोहनपुर रोड, जिला - समस्तीपुर - सदस्य 
श्री शिव नारायण प्रसाद पे० स्व० प्रसादी साह, गोला बाजार, जिला - समस्तीपुर 

सदस्य 


6. 


बिहार गजट ( असाधारण), 17 जनवरी 2014 
श्री राकेश कुमार राज पे० स्व राम नारायण साह जिला - समस्तीपुर 

सदस्य 
श्री धरणीधर ठाकुर पे0 स्व0 जनार्दन ठाकुर, मूसापुर, पो0 + थाना+ जिला - समस्तीपुर - सदस्य 
श्री विजय कुमार पासवान पे0 स्व0 युगेश्वर पासवान बारह पत्थर, वार्ड नं0 15 जिला - समस्तीपुर 


सदस्य 


सदस्य 


श्री हिया लाला पासवान पे0 स्व0 चुल्हाई पासवान ग्राम + पो0 - भूईधारा, जिला - समस्तीपुर 
श्री अबध किशोर झा पे0 स्व0 अर्जून झा , 12 पत्थल, वार्ड नं0 15, सर्वोदय विद्या निकेतन , 
जिला - समस्तीपुर 
श्री गिरिश चन्द्र मिश्रा पे0 स्व0 योगेश्वर मिश्र, पंजाबी कॉलोनी, गली नं0 – 1 जिला - समस्तीपुर 


सदस्य 


11. 


सदस्य 


विश्वासभाजन, 


किशोर कुणाल , 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 85 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


